निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


15 श्रावण 1937 ( श० ) 
( सं0 पटना 910 ) पटना, वृहस्पतिवार , 6 अगस्त 2015 


- 


- 


- 


सं0 04 / NULM- 01/ 2013 - 3455 / न0वि0एवंआ0वि0 
नगर विकास एवं आवास विभाग 

- - 

संकल्प 

3 अगस्त 2015 
विषय - भारत सरकार के आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा केन्द्र प्रायोजित राष्ट्रीय शहरी 

आजीविका मिशन ( NULM) को राज्य के 42 शहरी नगर निकायों में कार्यान्वित किये जाने एवं 
उस पर अनुमानित व्यय, बिहार शहरी विकास अभिकरण ( BUDA) को State Urban livlihood 
Mission (SULM) नामित करने और मिशन के संचालन हेतु समय - समय पर भारत सरकार से 
प्राप्त निदेश एवं मार्गदर्शिका के आधार पर कार्यान्वयन की प्रशासनिक स्वीकृति । 

भारत सरकार के आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा केन्द्र प्रायोजित राष्ट्रीय शहरी आजीविका 
मिशन ( NULM) को राज्य के 42 शहरी नगर निकायों में लागू करने का निर्णय लिया गया है । NULM योजना में 
केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा क्रमशः 75:25 के अनुपात में राशि SULM को विमुक्त की जाएगी । SULM द्वारा 
समर्पित किये गये Annual Action Plan के आधार पर केन्दांश की राशि विमुक्त की जाएगी । 

2. केन्द्र प्रायोजित स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के स्थान पर वित्तीय वर्ष 2014 - 15 से चरणबद्ध तरीके 
से NULM योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है । यह योजना राज्य के एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले 
निकायों तथा सभी जिला मुख्यालयों में लागू किया जाना है । वर्तमान में 42 नगर निकाय इस योजना से अच्छादित है । 

3. इस मिशन का उद्देश्य शहरी गरीबों को सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है जिसके लिए शहरी 
गरीबों का संस्थागत विकास, बेहतर रोजगार के लिए कौशल प्रशिक्षण , स्वरोजगार , क्षमतावर्द्धन , शहरी बेघरों के लिए 
आश्रय तथा असंगठित क्षेत्र से जुड़े कामगारों के लिए विभिन्न गतिविधियां कार्यान्वित की जानी है । इन उद्देश्यों की पूर्ति 
हेतु तकनीकी सलाहकारों / विशेषज्ञों की नियुक्ति , विभिन्न सरकारी विभागों के साथ समन्वय तथा पब्लिक प्राईवेट 
पार्टनरशिप द्वारा संचालित किया जाना है । 

4. योजना के निम्न छ: घटक (Component ) हैं : 

I. सोशल मोबिलाइजेशन एवं इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट (SM & ID) । 
II. कौशल प्रशिक्षण एवं नियोजन ( EST & P ) | 
III . स्वरोजगार कार्यक्रम (SEP ) । 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 6 अगस्त 2015 
IV . क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण (CB & T ) | 
V. बेघरों के लिए आश्रय (SUH) | 

VI. शहरी स्ट्रीट भेन्डर्स को सहयोग (SUSV ) । 

5. योजना की कार्यान्वयन एजेंसी बिहार शहरी विकास अभिकरण ( BUDA) है, जो विभाग के अधीन एक 
निबंधित सोसाइटी के रूप में कार्यरत है । 

6. प्रशासकीय ढांचा : - SULM एक स्वायत संस्था के रूप में विभागीय प्रधान सचिव / सचिव की देख -रेख 
में योजना की गतिविधी की संचालन करेगी । SULM का प्रबंधन State Mission Director द्वारा किया जाएगा । 
SULM का मार्गदर्शन , समीक्षा तथा विभिन्न सरकारी विभागों एवं योजना तथा समन्वय निश्चित करने के लिए दो 
स्तरीय ढांचा शासकीय परिषद एवं कार्यपालिका समिति का प्रावधान है । 

7. नगर निकाय स्तर पर नगर आयुक्त / नगर कार्यपालक पदाधिकारी की अध्यक्षता में कार्यपालिका समिति 
का गठन किया जाएगा । तकनीकी सलाहकार समिति का गठन राज्य एवं निकाय स्तर पर किया जाना है । 

8. परिचालन ढ़ांचा - राज्य स्तर पर State Mission Director, SULM के सहयोग के लिए State 
Mission Management Unit (SSMU ) ya Aly PA City Mission Management Unit 
(CMMU) की स्थापना की गई है । CMMU का प्रबंधन City Project Officer द्वारा किया जाएगा जिसमें उप 
नगर आयुक्त स्तर के पदाधिकारी होंगे । 
आदेश आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी 

प्रति सरकार के सभी विभागों / विभागाध्यक्षों / प्रमंडलीय आयुक्तों / जिला पदाधिकारियों / नगर निकायों / 
महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

अमृत लाल मीणा, 
सरकार के प्रधान सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 910 -571 + 200 - डी0टी0पी0 । 

Website: http ://egazette .bih .nic .in 


